रजिस्ट्री सं० डी० (गे)-12 


REGISTERED Np . D .( D 


un of the 


. 
. 


- 


- 


- 


Wh 


Fपमंत्र नपन 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 

माग II - प -- 3 - उप-वन ( li ) 
PART II - Section 3 - Sub -section (ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


% 


P 


# . 198] 
No. 198] 


नई दिल्ली , महस्पतिवार , अप्रैल 13, 1978/ 40 23, 1900 
NEW DELHI, THURSDAY , APRIL 13, 1978 /CHAITRA 23, 1900 


- - - 


इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कियह जमग संकलन रूप में रखा जा सके । 
Separate peglag is given to this Part in order that it may be filled as a separate compilation , 


- IT 


- 


- 


- 


%3D 


सदस्य 


उद्योग मंत्रालय 
( प्रौद्योगिक विकास विभाग ) 

भारेश 
नई दिल्ली , 13 अप्रैल , 1978 


का०मा० 266 / 18 / २०वि०वि०म० /78 : -- केन्द्रीय सरकार की 
यह राय है कि मैसर्स चेक टायर्स लिमिटेड, कलकता, नामक भोयोगिक 
उपक्रम का प्रवन्ध , जिसके बारे में उद्योग (विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम 
कहा गया है ) की धारा 15 के अधीन अन्वेषण किया गया है, इस रीति 
से किया जा रहा है, जो लोकहित में प्रति महितकर है ; 


2. भी सुवीर सेन , 

कार्यपालक निदेशक ( वाणिज्य ) 
नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स मिमिटेड, 
19, जवाहर लाल नेहरू रोग, 

कलकत्ता- 700013. 
3. श्री पी०बी० सुम्बाराव 

मुख्य प्रबन्धक , 
वाणिज्य प्रभाग ( धार ) 
भारतीय स्टेट बैंक, कलकत्ता मुख्य शाचा 
1, स्ट्रेण रोग, 

कलकत्ता - 700001. 
4. श्री एस . भट्टाचार्य , 

प्रादेशिक प्रबन्धक , 
भारतीय प्रौद्योगिक वित्त निगम , 
4, मैंगो लेन , 

कलकत्ता । 
5 . श्री एस० ० गोगूली 

प्रबन्धक (वित्त ) 
इंडस्ट्रियल रीकान्स्ट्रक्शन कारपोरेशन 
माफ इंग्यिा लिमिटेड , 
19, नेताजी सुभाष रोग ( दूसरी मंजिल ) । 
कलकत्ता - 700001. 


मतः , केन्द्रीय सरकार उक्त मधिनियम की धारा 18क द्वारा 
प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए व्यक्तियों के निकाय को (जिसे इस 
आदेश में प्रबंध बोर्ड कहा गया है , जिसमें निम्नलिखित है : 


सदस्य 


अध्यक्ष 


1 . श्री जे०माई मेहता, अध्यक्ष 

नेशनल रबर मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड , 
19, जवाहर लाल नेहरू रोड , 
कलकत्ता - 700013. 


। 


56GI/ 78 


( 505) 


506 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - Sec . 3 (1) ] 


> 


उक्त प्रायोगिक उपक्रम , पर्थात् मैसर्स इचेक टायर्स लिमिटेड कलकत्ता 
का संपूर्ण प्रबंधक निम्नलिखित निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते 
हए ग्रहण करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् : - -- 
( 1 ) प्रबन्ध बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा समय - समय पर निकाले पए 

सभी निवेशों का पालन करेगा 
( 2 ) प्रबन्ध बोर्ड राजपत्र में इस भावेश के प्रकाशित किए जाने की 

arte # art 14 4 UTCUT FOT ; eta 
( 3 ) केन्द्रीय सरकार, यदि वह ऐसा करना प्रावश्यक समझे तो प्रबन्ध 

बोर्ड में सम्मिलित किसी भी व्यक्ति की नियुक्ति पहले भी समाप्त 

कर सकेगी । 
2. यह मावेश राणपत्न में प्रकाशन की तारीख को प्रारम्भ होकर पांच 
वर्ष की अवधि तक प्रभावी रहेगा । 

[Foto 2( 24 ) 76 tito go to] 

पो० सी० नायक संयुक्त सचिव | 


the Board of Management) comprising of : 
1. Shri J. I, Mehta , Chairman , National Rubber Manu 

facturors Limited , 19 , Jawabarlal Nehru Road , 
Calcutta - 70013 . 

Chairman 
2 . Shri Subir Sen , Executive Director ( Commercial). 

National Rubber Manufacturers Limited , 19 , 
Jawaharlal Nehru Road , Calcutta - 700013 . 

- Member 
3. Shri P . V . Subba Rao , Chief Manager , Commercial 

Division (Advances ), Stato Bank of India , Calcutta 
Main Branch , 1, Strand Road , Calcutta - 700001. 

---Member 
4 . Shri S . Bhattacharyya , Regional Manager, Industrial 

Finance Corporation of India . 4, Mangoo Lano, 
Calcutta - 700001. 

----Member 
5. Shri S . D . Ganguly, Manager (Financo ), Industrial 

Reconstruction Corporation of India Limited, 
19 , Netaji Subhash Road ( IInd Floor), Calcutta 
700001. 

- Member 


met niet mensen dit moe vi men en 


. 


- - 


MINISTRY OF INDUSTRY 


(Department of Industrial Devclopment) 


ORDER 
New Delhi, the 13th April , 1978 


to take over the management of the whole of the said indus 
trial undertaking, namely Messrs . Incheck Tyres Limited, 
Calcutta ,- subject to the following terms and conditions, 
namely – 
(1 ) the Board of Management shall comply with all 

directions issued from timo to time by the Central 

Government ; 
(i ) 

the Board of Management shall hold office for five 
yoars from the date of publication of the Order in 

the Official Gazetto ; and 
( w ) tho Central Government may terminate the appoint 

mont of any of the persons comprising the Board of 
Management earlier if it considers necossary to do 

80 . 
2 . This Order shall have effect for a period of five years 
commencing on tho date of its publication in the Official 
Gazette , 

[ File No. 2 ( 24) / 76-CUC] 
P . C . NAYAK , Joint Socy . 


8 . 0 . 266 ( E ) / 18A / DDRA / 78 . — Whercas tho Central Gov 
ornment is of the opinion that Messrs . Inchek Tyres Limited , 
Calcutta , an industrial undertaking in respect of which an 
investigation has been made under section 15 of the Industries 
(Development and Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951) , 
(hereinafter referred to as thc gald Act ) , is being managed in 
a mannor highly detrimental to public interest; 


Now , therefore , in cxorcise of the powers conferred by 
section 18A of the said Act, the Central Government hereby 
authorises the body of persons in this Order referred to as 


PRINTED BY THE MANAGER , GOVT. OF INDIA PRESS , RING ROAD , NEW DELHI-110064 

AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI- 110054 , 1978 


